निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 चैत्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 313) पटना , सोमवार , 11 अप्रील 2016 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

10 मार्च 2016 
सं० 22 / नि0 सि0 (सिवान) - 11 - 03 / 2014 / 422 - श्री सुरेन्द्र कुमार ( आई० डी० जे0 - 7720 ), सहायक 
अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमण्डल, डुमरिया को सल्लेहपुर टंडसपुर टूटान आदि आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी 
पाते हुए विभागीय अधिसूचना सं0 - 1167 दिनांक 26.08.14 द्वारा निलंबित किया गया एवं तदोपरान्त विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक 1761 दिनांक 25.11.14 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 
17(2 ) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । 

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के 
मंतव्य से असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 2001 दिनांक 04. 09.2015 द्वारा जाच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न 
करते हुए श्री कुमार से अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की मांग की गयी । 

श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन द्वितीय कारण पृच्छा दिनांक 21. 09. 15 की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर 
पर की गयी । समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कुमार को निलंबन से मुक्त करते हुए कतिपय 
दण्ड अधिरोपित करने एवं निलंबन मुक्ति के पश्चात अकार्य कोटि में पदस्थापित करने का निर्णय लिया गया है । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया 
जाता है । 

2. श्री कुमार को अकार्य कोटि में पदस्थापित किया जाय । 
3. दण्ड संबंधी आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 313 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


